रजिस्ट्री संडीएल०- 33004/ 97 


REGD . NO. D . L . - 33004 /97 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 -- Sub -section (i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - - 


सं . 473 ] 
No. 473 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार, नवम्बर 28, 1997/ अग्रहायण 7 , 1919 
___ NEW DELHI , FRIDAY, NOVEMBER 28, 1997/ AGRAHAYANA 7, 1919 


महानिदेशक ( रक्षोपाय ) का कार्यालय 


सूचना 
नयी दिल्ली, 28 नवम्बर, 1997 
रक्षोपाय अन्वेषण के प्रारम्भ की सूचना 
[ सीमा शुल्क टैरिफ ( रक्षोपाय शुल्क की पहचान और 

निर्धारण नियमावली - 1997 ) के नियम 6 के अधीन ] 
विषय : - एसिटिलिम के भारत में आयात से संबंधित रक्षोपाय अन्वेषण का प्रारंभ । 

सा. का . मि . 679 ( अ ). - भारत में एसिटिलिन ग्लैक के वर्धित आयात के परिणामस्वरूप एसिटिलिन ब्लैक के घरेलू उत्पादकों को होने वाली 
गम्भीर क्षति से बचाने के लिए एसिटिलिन ब्लैक के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए,मैसर्स टेसिल कैमिकल्स एण्ड हाइड्रो पावर लि ., मुम्बई, मैसर्स 
पैन्यम सीमेन्टस एण्ड मिनरल इण्डस्ट्रीज लि . हैदराबाद, मैसर्स सेन्का कार्बन प्राइवेट लि ., चेन्नई, एवं मैसर्स ओसवाल पैट्रो कैमिकल्स लि ., मुम्बई के द्वारा 
सीमा शुल्क टैरिफ ( रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण ) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अधीन मेरे समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है । 
2 . घरेलु उद्योग : - एसिटिलिन ब्लैक के घरेलू उत्पादकों की ओर से मै. टेसिल कैमिकल्स एण्ड हाइड्रो पावर लि ., मुम्बई, मै . पैन्यम सीमेन्टस एण्ड 
मिनरल इण्डस्ट्रीज लि . हैदराबाद, मै. सेन्का कार्बन प्राइवेट लि . चैन्नई एवं मै . ओसवाल पैट्रो कैमिकल्स लि . मुम्बई के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया 
है । एसिटिलिन ब्लैक के कुल 4 घरेलू उत्पादक हैं जो कि एसिटिलिन ब्लैक के समस्त घरेलू उत्पाद का उत्पादन करते हैं । 
3. संबद्ध उत्पाद : -- आवेदकों द्वारा भारत में एसिटिलिन ब्लैक के वर्धित आयात से घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति होने का आरोप लगाया गया 
है । यह कार्बन ब्लैक की एक श्रेष्ठतर किस्म है जो कि मुख्यतः ड्राइ सैल बैटरीज में काम ली जाती है एवं उसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की 
प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष संख्या 280300 के अधीन वर्गीकृतकिया गया है , इसका उत्पादन कैल्शियम कार्बाइड द्वारा अथवा पैट्रोकेमिकल द्वारा किया जाता 
है एवं इसका प्रयोग मुख्यत: ड्राई सैल बैटरीज के लिए किया जाता है । 
4. पर्धित आयात : - जापान, सिंगापुर, दक्षिणी अफ्रीका, फ्रांस, चीन, फिलीपीन्स एवं बैलजियम से भारत में एसिटिलिन ब्लैक का आयात किया 
जाता है । एसिटिलिन ब्लैक का आयात वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता है ( वास्तविक रूप में तथा घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ) एसिटिलिन ब्लैक का आयात और घरेलू 
उत्पादन 1993 - 94 से 1997 - 98 की अवधि के दौरान निम्नानुसार रहा : -- 


3032 GI / 96 


(1 ) 


itu 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - Src . 3(i )] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पर्ष 


आयात ( मै .ट. ) 


घरेलू उत्पादन (मैट. ) 


- 


- 


- 


1993 - 94 


11. 50 


2601.65 
3355. 43 
3570. 075 


1994 - 95 
1995 - 96 
1996 - 97 
1997 - 98 


71.00 
841. 06 
250. 57. 
( जुलाई 97 तक ) 


3274.62 
1272. 255 
( सितम्बर, 97 तक ) 


5 . क्षति : -- एसिटिलिन ब्लैक के पर्धित आयात के परिणामस्वरूप एसिटिलिन ब्लैक के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति तथा गम्भीर क्षति की आशंका 
हुई है जैसाकि निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा दर्शाया गया है : 

570, 075 ( 1995 - 96 ) से 3274.62 ( 1996 - 97 ) तथा 1272. 255 ( 1997 - 98 - सितम्बर तक ) गिर गया है । 
( ख ) बिक्री 3574 एमटी ( 1995 -96 ) से 3017 एमटी ( 1996- 97 ) तथा 1291 एमटी ( 1997 - 98 के प्रथम अर्ध वर्ष में ) गिर गयी है । 
( ग ) उपभोग क्षमता 67.36 % ( 1995 - 96 ) से 58.48 % ( 1996 - 97 ) तथा 45. 44 % ( 1997 - 98 के प्रथम अर्ध वर्ष में ) गिर गयी है । 

( घ ) मै. टेसिल केमिकल्स एण्ड हाइड्रो पावर लि . ने अपना उत्पादन अगस्त 1997 से स्थगित कर दिया है । 
6. घरेलू उत्पादकों ने 4 वर्ष की अवधि के लिए आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया है । उन्होंने तत्काल प्रभाव से अनन्तिम रक्षोपाय 
शुल्क की प्रार्थना भी की है । 
7 . आवेदन पत्र को जांचा गया और यह पाया गया है कि एसिटिलिन ब्लैक वर्धित आयात से एसिटिलिन स्लैक के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति तथा 
क्षति होने की आशंका हुई है, तदनुसार इस नोटिस के माध्यम से जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया है । 
8 . सभी सम्बद्ध पक्ष इस नोटिस की तिथि से 40 दिनों की अवधि के अन्दर अपने दृष्टिकोण से अधोहस्ताक्षरी को सूचित कर सकते हैं : 

महानिदेशक ( रक्षोपाय ) 
पंचम तल, डी ब्लॉक , 
इन्द्रप्रस्थ भवन, आई पी इस्टेट 
नयी दिल्ली - 110002 

भारत 
9. सभी ज्ञात सम्बद्ध पक्षों को अलग से भी सूचित किया जा रहा है । 
10. अन्वेषण से संबंधित अन्य पक्ष जो सम्बद्ध पक्ष समझे जाने के इच्छुक हों , अपना आवेदन इस सूचना की तिथि के 21 दिन के अन्दर महानिदेशक 
( रक्षोपाय ) के पास भेज दें । 

[ सं. रक्षोपाय/ अन्वेषण/1 /1997 ] 
आर. के. गुप्ता, महानिदेशक (रक्षोपाय ) 


OFFICE OF DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS) 

NOTICE 
New Delhi, the 28th November, 1997 

INITIATION OF A SAFEGUARD INVESTIGATION 
[Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty ) 

Rules, 1997] 
Subject . Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Acetylene Black into India. 

G .S .R . 679 (E ). - An application has been filed before me under rule 5 of the Customs Tariff ( Identification and 
Assessment of Safeguard Duty ) Rules , 1997 by M / s. Tecil Chemicals & Hydro Power Limited ,Mumbai, M /s. Panyam Cements 
& Mineral Industries Ltd ., Hyderabad , M / s. Senka Carbon Pvt. Ltd., Chennai & M /s. Oswal Petro Chemicals, Mumbai for 
imposition of Safeguard Duty on imports of Acetylene Black into India to protect the domestic producers of Acetylene Black 
igainst serious injury caused by the increased imports of Acetylene Black into India . 


[ 777 11 -- 945 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . Domestic Industry : The application has been filed byMs. Tecil Chemicals & Hydro Power Linited , Mumbai, 
M /s. Panyam Cements & Mineral Industries Ltd., Hyderabad , M /s. Senka Carbon Pvt. Ltd., Chennaj & M /s. Oswal Potro 
Chemicals. Mumbai on behalf of the domestic pruducers of Acetylenc Black There are only four doniestic producers of 
Acelylene Black accounting for the entire domestic production of Acetylene Black 

3. Product Involved : The applicants have alleged serious injury caused to the doinçstic producers by the increased 
inports of Acetylene Black into India. Acetylene Black classified under sub -heading No. 280300 of the First Schedule to the 
Customs Tarrif Act , 1975 , is a superior variety of Carbon Black . It is produced from Calcium Carbide or through Petrochemical 
routc., and is used mainly in dry cell batteries. 

4. Increased Imports : Acetylene Black is imported into India from Japan , Singapore, South Africa, France, RP 
China the Philippines and Belgium . The imports have shown an increasing trend in absolute terms as well as compared to the 
domestic production . The imports and domestic production of Acetylene Black during the period from 1993 -94 to 1997 - 78 
Jiave bcen as under : 


(a ) 


(c ) 


Year Imports (MT) 

Domestic Production (MT) 
1993- 94 11. 5 

2601.65 
1994 - 95 8 .3 

3355 . 43 
1995 - 96 71. 0 

3570 . 075 
1996 -97 841.06 

3274 .62 
1997 - 98 250 .57 (up to July) 

1272 .255 (up to September) 
5 . Injury : The increased imports of Acetylene Black have caused and are threatening to cause serious injury to the 
domestic producers of Acetylene Black as indicated by the following factors . 

Promillion has gone down from 3570 . 075 MT (1995 - 96 ) to 3274 ,62MT( 1996 - 97 ) and 1272 . 255 MT 

( 1997- 98up to September ) 
(b ) Sales have gone down from 3574 MT ( 1995 - 96 ) to 3017 MT ( 1996 -97) and 1291 MT (first balf of 

1997 -98 ) 
Capacity utilisation has gone down from 67. 36 % (1995 - 96 ) 10 58 .48 % (1996 - 97 ) and 45 .44 % (first half of 

1997 -98 ) 
(d ) Ms. Tecil Chemicals & Hydro Power Limited bave suspended their production from August, 1997, 

6 . The domestic producers have requested for imposition of Safeguard Duty on imports of Acetylene Black for a 
period of four years. They have also requested for an immediate imposition of provisional Safeguard Duty . 

7 . The application has been examined and it is found that prima facie increased imports of Acetylene Black have 
caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of Acetylene Blank and accordingly it has been 
decided to initiate an investigation through this notice. 

8 . All interested parties may make their views known within a period of 40 days from the date of this notice to : 
The Director General (Safeguards) 
5th floor, D -Block , 
Indraprastha Bhawan , I.P . Estate, 
New Delhi- 110002 
INDIA 
9 . All known interested parties are also being addressed separately . 

10 . Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as 
to reach the Director General (Safeguards) within 21 days from the date of this notice . 

[No. SG /INV/ 1 /1997 ] 
R . K . GUPTA , Director General (Safeguards) 


Printed by the Managor, Govt. of India Progs , Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Dolhi- 110054 — 1997 


